निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 अग्रहायण 1931 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार , 4 दिसम्बर 2009 


( सं0 पटना 606 ) 


पत्रांक - के / कारा / रा०प० - 30 / 02 - 9742 

गृह (विशेष) विभाग 


संकल्प 

27 नवम्बर 2009 
श्री डी0 एन0 तिवारी , सेवा -निवृत काराधीक्षक , तत्कालीन काराधीक्षक , केन्द्रीय कारा, बक्सर के विरूद्ध 
कारा महानिरीक्षक बिहार, पटना के पत्रांक 2136 दिनांक 17 मई 2005 के द्वारा बंदी संजय कुमार सिंह, को कारा में 
प्रवेश नहीं देने में कारा महानिरीक्षक के आदेश की अवहेलना करने एवं उक्त आदेश की वैधता पर प्रश्न किये जाने 
की अनुशासनहीनता संबंधी प्रतिवेदित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43बी के तहत विभागीय 
अधिसूचना सं0 8899 , दिनांक 27 अक्तूबर 2005 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित कर, आयुक्त पटना प्रमंडल, 
पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 

2. विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन , संचिका में उपलब्ध आरोप, द्वितीय 
कारण पृच्छा एवं सुसंगत कागजात की सम्यक समीक्षा के उपरान्त राज्य सरकार के निर्णयानुसार प्रमाणित आरोपों 
के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43बी के आलोक में श्री डी0 एन0 तिवारी , सेवानिवृत काराधीक्षक को 
निम्नांकित दंड संसूचित किया जाता है — 

___ (1 ) पेंशन से 10 ( दस ) प्रतिशत कटौती । 
आदेश आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए 
तथा इसकी प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अश्विनी दत्तात्रेय ठकरे, 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 606 - 571 +10- डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic .in 


